Regd. No . CHD/ 0093/ 2015 - 2017 


सत्यमेव जयते 


रकार 


110, 


. 


HAR 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 

Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 120 -2016 /Ext] CHANDIGARH , WEDNESDAY, AUGUST 3 , 2016 (SRAVANA 12, 1938 SAKA ) 

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT 

Notification 

The 3rd August, 2016 
No . HVS / E & H / 1/ 2016 - 17 /72 . — The Hon ble Speaker has been pleased to nominate Shri Anand Singh Dangi, 
MLA as Member to Server on the Subject Committee on Education , Technical Education , Vocational Education , 
Medical Education and Health Services with effect from 2nd August, 2016 . 

By order of the Hon ble Speaker. 
Chandigarh : 

SUMIT KUMAR , 
The 2nd August, 2016. 

Principal Secretary 


हरियाणा सरकार 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मन्त्रिमण्डल सचिवालय 

आदेश 

दिनांक 3 अगस्त , 2016 
संख्या 6 / 3 / 2016 - 1मंत्रिमंडल. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड ( 2) तथा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं , कप्तान सिंह सोलंकी, राज्यपाल हरियाणा, इसके द्वारा , हरियाणा सरकार कार्य ( आबंटन) नियम, 1974, को 
आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूं, अर्थात्: 
1. ये नियम हरियाणा सरकार कार्य ( आंबटन ) तृतीय संशोधन नियम, 2016, कहे जा सकते हैं । 

हरियाणा सरकार कार्य ( आंबटन ) नियम, 1974 (जिन्हें , इसमें , इसके बाद उक्त नियम कहा गया है ) में , विषय - सूची में , 
खाना 1 तथा 2 के नीचे, 
(i) क्रम संख्या 30 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी 

जाएंगी, अर्थात्: 

" 30 क . नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग "; 
(ii ) क्रम संख्या 39 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा । 
3. उक्त नियमों में , अनुसूची में , " खान तथा भूविज्ञान विभाग ( सचिव, हरियाणा सरकार, खान तथा भूविज्ञान विभाग के 
माध्यम से ),” शीर्ष के बाद , ” निम्नलिखित शीर्ष, कोष्ठकों, चिह्नों तथा उसके नीचे प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:. 

" नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जाविभाग । 
( सचिव , हरियाणा सरकार , नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जाविभाग के माध्यम से ) 
1. राज्य में निति बनाने , नवीकरणीय ऊर्जा के विकास तथा प्रवर्तन करने से सम्बन्धित सभी मामले । 


Price : Rs. 5. 00 


(5019 ) 


5020 


__ HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.), AUG. 3, 2016 (SRVN. 12, 1938 SAKA ) 


। 


राज्य में प्रौद्योगिकियों पर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संसाधनों के लिए प्रबन्ध करना । 
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों के प्रसार के सम्बन्ध में कार्यक्रमों की योजना बनाना तथा 
कार्यान्वित करना । 
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, भारत सरकार के 
गैर – परम्परगत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय तथा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड दोनों से 
सम्पर्क बनाने से सम्बन्धित सभी मामले । 
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 ( 2001 का 52 ) का लागूकरण । 
प्रबन्धन की ओर से मांग ( डी एस एम ) । 

ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का विकास तथा उपयोग । 
8. विद्युत अधिनियम , 2003 (2003 का 36 ) के ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रवर्तन 

करने से सम्बन्धित विभिन्न सुसंगत खण्डों को कार्यान्वित करना । 
सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित मामलों को छोड़कर, प्रशासकीय विभाग के नियन्त्रणाधीन अधिकारियों तथा 

अमले से सम्बन्धित सभी स्थापना मामले । । 
4. उक्त नियमों में , अनुसूची में , " नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ( सचिव, हरियाणा सरकार, नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम 
से ),” शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा । 
चण्डीगढ़ : 

कप्तान सिंह सोलंकी, 
दिनांक 28 जुलाई, 2016. 

राज्यपाल , हरियाणा । 


o 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 2 अगस्त , 2016. 


डी . एस. ढेसी, 
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार | 


HARYANA GOVERNMENT 
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

CABINET SECRETARIAT 

ORDER 

The 3rd August, 2016 
No 6/ 3 / 2016 - 1Cabinet. — In exercise of the powers conferred by clauses ( 2 ) and ( 3 ) of article 166 of the 
Constitution of India, I, Kaptan Singh Solanki, Governor of Haryana, hereby make the following rules further to 
amend the Business of the Haryana Government (Allocation ) Rules, 1974 , namely : 
1 . These rules may be called the Business of the Haryana Government ( Allocation ) Third Amendment Rules, 
2016 . 
2 . In the Business of the Haryana Government ( Allocation ) Rules , 1974 (hearafter called the said rules), in the 
index , under columns 1 and 2 , 
(i) after serial number 30 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst 

shall be inserted , namely : 

“ 30A . NEW AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT” ; 
__ (ii ) serial number 39 and entries thereagainst shall beomitted . 
3. In the said rules, in the Schedule, after the heading “MINES AND GEOLOGY DEPARTMENT ( Through the 
Secretary to Government, Haryana , Mines and Geology Department),” the following heading , brackets, signs and 
entries thereunder shall be inserted , namely : 

“ NEW AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT 
( Through the Secretary to Government, Haryana , New and Renewable Energy Department). 
All matters relating to the policy formulation, development and promotion of renewable energy in the 
State . 
To make arrangement for processing the renewable energy sources based technologies in the State . 
To plan and implement the programmes regarding dissemination of new technologies in the area of 
renewable energy sources. 
All matters relating to liaison with Research Institutions, National Laboratories, Universities, Ministry 
of Non -conventional Energy Sources and Indian Renewable Energy Development Agency Limited both 
of Government of India , in the area of renewable energy sources . 
Implementation of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001). 
Demand Side Management (DSM ). 
Development and utilization of renewable sources of energy . 


- 


तल 


+ 


। 


__ HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.), AUG. 3 , 2016 (SRVN. 12 , 1938 SAKA ) 


5021 


To implement various relevant clauses concerning promotion generation of power from new and 
renewable sources of energy of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) . 
All establishment matters relating to officers and staff under the administrative control of the 

department, except matter allotted to the General Administration Department” . 
4. In the said rules , in the Schedule, the heading “ Renewable Energy Department” ( Through the Secretary to 
Government, Haryana , Renewable Energy Department-)” and entries thereunder shall be omitted . 


Chandigarh : 
The 28th July , 2016 . 


KAPTAN SINGH SOLANKI, 

Governor of Haryana. 


Chandigarh: 
The 2nd August, 2016 . 


D . S . DHESI , 
Chief Secretary to Government, Haryana . 


हरियाणा सरकार 
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 3 अगस्त, 2016 
क्रमांक 12 / 20 / 2009 - 2पी0एच0. - चूंकि , हरियाणा सरकार ने उन सभी की जानकारी के लिए , जिनका इससे संबंध 
है , को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के प्रावधानों के तहत अधिसूचना क्रमांक 12 / 20 / 2009 - पी0एच0 - 1 
दिनांक 06. 07. 2010 जारी की गयी और उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत उपमंडल अधिकारी (सिविल) - व - भू - अर्जन 
अधिकारी , जगाधरी को निम्न विनिर्दिष्ट 11 एकड़ 5 कनाल और 6 मरला भूमि गाँव ममीदी, तहसील जगाधरी, जिला 
यमुनानगर में अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत किया गया था । 

विशिष्टि 
जिला यमुनानगर 
तहसील जगाधरी 
गांव 

ममीदी 
हदबस्त 470 
सख्या 

कुल क्षेत्र 93 कनाल 6 मरला 
जिला तहसील इलाका / गांव / | खसरा सख्या 

किला सख्या 

क्षेत्रफल 
हदबस्त सख्या 


470 


कनाल । मरला 
2 

4 
यमुनानगर जगाधरी ममीदी आयत नं0. 12 | 11, 12 / 1, 12 / 2, 19, 20 , 21 / 1 , 

21 / 2, 22 / 1 
13 14, 15, 16, 17 , 24, 25 / 1, 25 / 

2 9 3 
कुल क्षेत्र 

| 93 

कुल क्षेत्रफलः 11 एकड, 5 कनाल, 6 मरला 
अब उपरोक्त वर्णित दिनांक 06.07. 2010 की अधिसूचना मे आंशिक संशोधन किया जाता है और भूमि अधिग्रहण 1894 
की धारा 7 के अर्न्तगत जो अधिकार पहले उपमंडल अधिकारी (सिविल ) - व - भू अर्जन अधिकारी, जगाधरी को दिये गए थे वह 
अधिकार अब जिला राजस्व अधिकारी - व - भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, यमुनानगर को दिये जाते हैं । दिनांक 06.07. 2010 
अधिसूचना के अन्य सभी प्रावधान वही रहेगें । 


आलोक निगम , 
अतिरिक्त मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार, 
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग । 


5022 


___ HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), AUG. 3, 2016 (SRVN. 12, 1938 SAKA ) 


HARYANA GOVERNMENT 
PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT 

Notification 

The 3rd August, 2016 
No. 12 /20 /2009 - 2PH . — Whereas, Haryana Government issued Notification No. 12 / 20 / 2009- PH -1 
dated 6th July , 2010 , under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 for the information of all to 
whom it may concern and under the provisions of Section 7 of the said Act, the Sub Divisional Officer (Civil )- cum 
Land Acquisition Officer, Jagadhari was delegated powers to take orders for acquisition of land measuring 11 Acre , 
5 Kanal and 6 Marla of village Mamidi, Tehsil Jagadhari, District Yamuna Nagar as per the specifications given as 
under : 

Specification 
District 

Yamuna Nagar 
Tehsil 

Jagadhari 
3 Village 

Mamidi 
Hadbast No . 
Area of Land 

93 Kanal 6 Marla 
District Tehsil Locality / | Khasra No . Killa No . 

Area 
village & 
Hadbast 
No . 


470 


Kanal Marla 

67 
11 , 12/ 1 , 12/ 2 , 19 , 20 , 21/ 1 , 
21 / 2 , 22 / 1 


Jagadhari 


Yamuna 
Nagar 


Mamidi 
470 


Rectangle 
No . 12 


14, 15 , 16, 17 , 24, 25/1 , | 93 
25 / 2 


Total : 936 


Total Area : 11 Acre , 5 Kanal, 6 Marla 
____ Nowin partial modification of the above stated notification dated 6. 07. 2010, all the powers earlier delegated to 
Sub Divisional Officer ( Civil) - cum- Land Acquisition Officer, Jagadhari , under Section 7 of Land Acquisition 
Act, 1894 are hereby delegated to District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, Yamuna Nagar. All 
other provisions of notification dated 06 .07.2010 will remain the same. 


ALOK NIGAM, 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Public Health Engineering Department. 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 3 अगस्त, 2016 
संख्या 18 / 116 / 2016 - 3क1. - हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24 ) की धारा 24 की 
उपधारा (1 ) तथा ( 2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते 
हुये , हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा प्रधान के रूप में श्री रविन्द्र कुमार लढ़ा पुत्र श्री बजरंग दास लढ़ा, पार्षद , वार्ड नं0 10 , 
नगर पालिका, ऐलनाबाद का नाम अधिसूचित करते हैं । 

अनिल कुमार 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.), AUG. 3, 2016 (SRVN. 12, 1938 SAKA) 


5023 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 3rd August, 2016 
No. 18/116/ 2016 - 3C1. — In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1 ) and ( 2 ) of Section 24 of the 
Haryana Municipal Act, 1973 ( Act 24 of 1973 ) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of 
Haryana hereby notifies the name of Sh . Ravinder Kumar Ladha S /o Sh . Bajrang Dass Ladha , Member, Ward 
No. 10 , Ellenabad as President of Municipal Committee , Ellenabad , District- Sirsa . 


ANIL KUMAR, 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department. 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 3 अगस्त, 2016 
संख्या 18 / 117 / 2016 - 3क1. - हरियाणा नगरपालिका अधिनियम , 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 24 की 
उपधारा (1) तथा ( 2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते 
हुये, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा प्रधान के रूप में श्रीमती सीता रानी, पार्षद , वार्ड नं0 02, नगर पालिका, रानियां का 
नाम अधिसूचित करते हैं । 


अनिल कुमार, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 3rd August , 2016 
No. 18 /117/2016 - 3C1. — In exercise of the powers conferred by Sub -section (1 ) and (2 ) of Section 24 of the 
Haryana Municipal Act, 1973 ( Act 24 of 1973 ) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of 
Haryana hereby notifies the name of Smt. Sita Rani, Member, Ward No. 02 , Rania as President of Municipal 
Committee, Rania, District - Sirsa . 


ANIL KUMAR, 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department. 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 3 अगस्त , 2016 
संख्या 18 / 118 / 2016 - 3क1 . - हरियाणा नगरपालिका अधिनियम , 1973 (1973 का अधिनियम 24 ) की धारा 24 की 
उपधारा (1) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते 
हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा प्रधान के रूप में श्रीमती अमनदीप कौर पत्नी श्री राजेश कुमार, पार्षद , वार्ड नं0 3, 
नगर पालिका, चीका का नाम अधिसूचित करते हैं । 

अनिल कुमार, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


5024 


___ HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.), AUG. 3, 2016 (SRVN. 12, 1938 SAKA ) 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 3rd August, 2016 
No . 18 /118/ 2016- 3C1. - In exercise of the powers conferred by Sub- section (1 ) and ( 2 ) of Section 24 of the 
Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973 ) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of 
Haryana hereby notifies the name of Smt. Amandeep Kaur W /o Sh . Rajesh Kumar ,Member, Ward No. 03, Cheeka as 
President of Municipal Committee , Cheeka , District- Kaithal. 


ANIL KUMAR, 
Principal Secretary to Government Haryana, 

Urban Local Bodies Department. 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 3 अगस्त , 2016 
संख्या 18 / 119 / 2016 - 3क1. - हरियाणा नगरपालिका अधिनियम , 1973 (1973 का अधिनियम 24 ) की धारा 24 की 
उपधारा (1) तथा ( 2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते 
हुये , हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा प्रधान के रूप में श्रीमती प्रोमिला पत्नी श्री कमल, पार्षद, वार्ड नं0 01, नगर पालिका, 
बरवाला का नाम अधिसूचित करते हैं । 

अनिल कुमार, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 3rd August, 2016 
No. 18 /119 /2016 - 3C1. — In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1) and (2 ) of Section 24 of the 
Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of 

Haryana hereby notifies the name of Smt. Promila W/ o Sh. Kamal , Member, Ward No. 01 , Barwala as President of 
Municipal Committee , Barwala, District- Hisar. 


ANIL KUMAR, 
Principal Secretary to Government Haryana, 

Urban Local Bodies Department. 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 3 अगस्त , 2016 
संख्या 18 / 120 / 2016 - 3क1 . - हरियाणा नगरपालिका अधिनियम , 1973 ( 1973 का अधिनियम 24 ) की धारा 24 की 
उपधारा (1 ) तथा ( 2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते 
हुये, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा प्रधान के रूप में श्री फतेह सिंह पुत्र श्री मीर सिंह , पार्षद , वार्ड नं0 09, नगर पालिका , 
महम का नाम अधिसूचित करते हैं । 


अनिल कुमार, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), AUG. 3, 2016 (SRVN. 12, 1938 SAKA ) 


5025 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 3rd August , 2016 
No. 18/ 120/ 2016 - 3C1. - In exercise of the powers conferred by Sub-section (1 ) and ( 2 ) of Section 24 of the 
Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf , the Governor of 
Haryana hereby notifies the name of Sh . Fateh Singh S / o Sh . Meer Singh , Member, Ward No . 09 , Meham as 
President of Municipal Committee, Meham, District - Rohtak. 


ANIL KUMAR, 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department. 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 3 अगस्त , 2016 
संख्या 18 / 121 / 2016 - 3क1. - हरियाणा नगरपालिका अधिनियम , 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 24 की 
उपधारा (1) तथा ( 2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते 
हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा प्रधान के रूप में श्रीमती जगदीप कौर, पार्षद, वार्ड नं0 10, नगर पालिका, नारायणगढ़ 
का नाम अधिसूचित करते हैं । 


अनिल कुमार, 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 3rd August, 2016 
No. 18 /121/2016 - 3C1. — In exercise of the powers conferred by Sub -section (1 ) and ( 2 ) of Section 24 of the 
Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of 
Haryana hereby notifies the name of Smt. Jagdeep Kaur , Member, Ward No . 10 , Naraingarh as President of 
Municipal Committee , Naraingarh , District- Ambala . 


ANIL KUMAR, 
Principal Secretary to Government Haryana, 

Urban Local Bodies Department. 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 3 अगस्त, 2016 
संख्या 18 / 122 / 2016 - 301. - हरियाणा नगरपालिका अधिनियम , 1973 (1973 का अधिनियम 24 ) की धारा 24 की 
उपधारा (1) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते 
हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा प्रधान के रूप में श्रीमती सुमन रानी, पार्षद, वार्ड नं0 18, नगर परिषद, मण्डी डबवाली 
का नाम अधिसूचित करते हैं । 


अनिल कुमार, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


5026 


___ HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.), AUG. 3, 2016 (SRVN. 12, 1938 SAKA ) 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 3rd August , 2016 
No . 18 /122/ 2016- 3C1. - In exercise of the powers conferred by Sub- section ( 1 ) and ( 2 ) of Section 24 of the 
Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf , the Governor of 
Haryana hereby notifies the name of Smt. Suman Rani, Member, Ward No. 18 , Mandi Dabwali as President of 
Municipal Council, Mandi Dabwali, District- Sirsa . 


ANIL KUMAR, 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department. 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 3 अगस्त, 2016 
संख्या 18 / 123 / 2016 - 3क1. - हरियाणा नगरपालिका अधिनियम , 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 24 की 
उपधारा (1 ) तथा ( 2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते 
हुये, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा प्रधान के रूप में श्रीमती सोनू पत्नी श्री विनोद , पार्षद , वार्ड नं0 02 , नगर पालिका , 
कालांवाली का नाम अधिसूचित करते हैं । 

अनिल कुमार, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 3rd August, 2016 
No. 18 / 123 / 2016 - 3C1. — In exercise of the powers conferred by Sub -section (1 ) and (2 ) of Section 24 of the 
Haryana Municipal Act, 1973 ( Act 24 of 1973 ) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of 
Haryana hereby notifies the name of Smt. Sonu W /o Sh. Vinod, Member , Ward No . 02, Kalanwali as President of 
Municipal Committee, Kalanwali, District- Sirsa. 


ANIL KUMAR, 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department. 


उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, आदेश 


हरियाणा सरकार 
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग 

आदेश 

दिनांक 3 अगस्त, 2016 
संख्सा 32 / 17 / 2013 - 4आई०बी० - 1. - भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 7 
द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, आदेश 
संख्या 32 / 17 / 2013 - 4आई०बी० - 1, दिनांक 15 अप्रैल, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात्: 

संशोधन 
हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग , आदेश संख्या 32 / 17 / 2013 – 4आई०बी० - 1, दिनांक 15 अप्रैल , 2015 
में , द्वितीय पैरा में , “ उप मण्डल अधिकरी (नागरिक ) - एवं - भूमि अर्जन कलक्टर, रिवाड़ी " शब्दों, कोष्ठकों तथा चिहनों के स्थान 
पर, “जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर , रिवाड़ी ” शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

देवेन्द्र सिंह, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग । 


सरप 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA.), AUG . 3, 2016 (SRVN . 12 , 1938 SAKA ) 


5027 


HARYANA GOVERNMENT 
INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT 

Order 

The 3rd August, 2016 
No . 32 / 17 / 2013-4IB - I. - In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 
(Act 1 of 1894 ), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, 
Industries and Commerce Department, Order No. 32/ 17 / 2013 -4IB - I, dated the 15th April , 2015 , namely : 

Amendment 
In Haryana Government, Industries and Commerce Department, Order No. 32 / 17 /2013 -41B - 1, dated the 
15th April, 2015 , in the second para , for the words, signs and brackets, “ Sub -Divisional Officer (Civil )- cum -Land 
Acquisition Collector, Rewari” , the words and signs “ District Revenue Officer- cum -Land Acquisition Collector , 
Rewari” shall be substituted . 


DEVENDER SINGH , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Industries and Commerce Department. 


54523 - C . S.- H .G .P ., Chd . 


